PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ , SEPT.7, 1993 ( BHDR. 16 , 1915 SARA) 


459 


MINES AND GEOLOGY DEPARTMENT 


Notice 


The 23rd August, 1993 


No. 5/1/ 3-21BII -92. - An area of 1458 kanals 11 marlas of land in village Tigaon, district Gurgaon 
shall become available for the grant of mining lease for extraction of slate store after the expiry of 30 days 
from the date of publication of this notice in the office gazette under Punjab Minor Mineral Conces 
sion Rules, 1964. The details of the area to be leased out are given as under :-- , 


District 


Village 


Khasra No. 


Area in 
Kanals Marla 


2 


3 


4 


Gurgaon 


Tigaon 


40/2 


5--13 


3 


8-00 


4 


8-0 


8/1 


3-03 


89 


892--15 


90 


541-00 


T.tal 


1458--11 


Interested person (s) holding valid Certificate of approval under the Punjab Minor Mineral Con 
cession Rules, 1964 may apply for the grant of mining lease onthe prescribed rroforma. C under Punjab 
Minor Mineral Concession Rules, 1964 alongwith necessary fees and other documents prescribed in the 
rules ibid after the expiry of 30 days from the date of publication of this ritice in the official gazetto . 
The requisites fee should be remitted to the Director , Mines and Geology, Haryana through a demand 
draft drawn on any bank at Chandigarh . 


R. L. SUDHIR , 


Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 

Mines and Geology Department, 


खान एवं भू -विज्ञान विभाग 

सूचना 

दिनांक 23 अगस्त, 1993 
क्रमांक नं 0 5/ 1/ 3-2 माई ० पी ० II - 93-- गांव टिगांव , जिला गुड़गांव में 14 58 कनाल 11 मरले का क्षेत्र 
इस मधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन के तीस दिन बाद, पंजाव लघु खनिज रियायत नियम, 1964 के अन्तर्गत स्लेट स्टोम निक 
को निकासी के लिये पट्टा लेने के लिये उपलब्ध होगा । पट्टे पर दिये जाने वाले क्षेत्र का ब्यौरानिम्न प्रकार से है : 
जिला गांव 

क्षेत्र 


खसरा नं ० 


क ० 


गुरागांव 


टिगांव 


40/2 


5- 13 


8-00 


460 


HARYANA GOVT GAZ., SEPT.7, 1993 ( BHDR. 16, 1915 SAKA) 


IPETI 


गोष 


बसरा नं ० 


श 


क ० म ० 
8-00 


गुड़गांव 


टिगांव -- समाप्त 


4 


8/1 
89 


3--03 
893--15 
541--00 


90 


कुल 


1458-11 


2. हितमंद व्यक्ति जिनके पास पंजाव लघु खनिज रियायत नियम , 1964 के अन्तर्गत "सर्टीफिकेट आफ प्रपलवल " 
हो , इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तिथि के 30 दिन बाद , उक्त नियमों में निर्धारित फार्म " " तथा अन्य दस्तावेजों 
एवं फीस इत्यादि के साथ खनन पट्टा देने के लिये भावेदन कर सकते हैं । जरूरी फीस प्रादि बैंक ड्राफ्ट द्वारा जोकि निदेशक , 
बान एवं भू-पितान हरियाणा को देय हो , चण्डीगढ़ में स्थित किसी भी बैंक का दिया जा सकता है । 

भार ० एल ० सुधार, 


मायुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार , 

खान एवं भू-विज्ञान विभाग । 
REVENUE DEPARTMENT 

The 26th /27th August, 1993 
No. 7330 - R- 111-93/17780. - Whereas it appears to the Governor of Haryana that the land specified 
below is necdod the by Government, at public expense, for a public purpose , namely, for the construction 
of Government quarters for the Government officials , at Niraing ... h , tehsil Naraingarh , district Ambala 
it is horby notified that the land in the locality specified below is needed for the above purposo. 

This notification is made under the provisions of section 4 of the Land Acquisition Act , 1894, for the 
information of all to whom it may concern . 

In exercise of the powers conferred by the aforesaid section , the Governor of Haryana berəby authorisos 
the officers for the time being engaged in the undertaking with their servants and workmen to enter upon 
and survey a ny land in the locality and to do all other acts required or permitted by that section . 

Any person interested , who has any objection to the acquisition of land in the locality may, within 
a period of thirty days of the publication of this notification , in the Official Gazette or in two daily nens 
papers circılating in the locality of which at least one shall be in the regional Language or publicity in tho 
locality , whichever is letter file an objection, if any, in writing before the Land Acquisition Collector, 
Ambala. 

Plans of the land may be inspected in the office of the Land Acquisition Collector-cum - District 
Revenue Officer, Naraingarh . 

SPECIFICATION 


. 


District 


Tohsil 


Village / with 
H. B. No. 


Rectangle No./Khasra No. 


Area 


Kanal Marla 


Ambala 


Naraipgarh 


Naraingarh. 
H. B. No. 88 


18/21/1 


1-8 


G. M. Abadi 


191/25/2/2 

251/5/2/1 
6/1/1 
26/1 


0-19 

-10 
1-05 
1-19 


DO 
Do 
Do 
Do 


Total 10-1 


A. BANERJEE , 
Secretary to Government, Haryana , 
Reyenue Department, Chandigarh . 


PART 1) 


HARYANA GOVT GAZ , SEPT. 7, 1993 (BHDR . 16 , 1915 SAKA) 


481 


राजस्व विभाग 


दिनांक 26 अगस्त , 1993 


सं 0 7330-7-3-93/ 17780. .- चं कि हरियाणा के राज्यपाल को प्रतीत होता है कि नोवे विनिर्दिष्ट भूमि 
परकार द्वारा , सरकारी खर्चे पर , सार्वजनिक प्रयोजन अर्थात् नारायणगढ़ , तहसील नारायणगढ़ , जिला प्रम्बाला , में सरकारी 
कर्मचारियों के क्वार्टरों के निर्माण करने के लिये अपेक्षित है, इसलिये , इसके द्वारा, अधिमूचित किया जाता है कि नीचे 
विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र में वणित भूमि उपर्युक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है । 


यह अधिसूचना भूमि अर्जन अधिनियम , 1894 की धारा 4 के उपबन्धों के अधीन उन सभी व्यक्तियों की जान 
कारी के लिये की जाती है, जिन का इससे सम्बन्ध है । 


पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल , इस समय इस कार्य में 
लगे अधिकारियों को उनके सेषकों तथा कर्मकारों सहित, परिक्षेत्र में किसी भूमि पर प्रवेश और सर्वेक्षण करने तथा उक्त 
भारा द्वारा अपेक्षित या अनुज्ञात सभी अन्य कार्य करने के लिये इसके द्वारा प्राधिकृत करते है । 


कोई हितबद्ध व्यक्ति , जिसे परिक्षेत्र में इस भूमि को अर्जन के सम्बन्ध में कोई प्राक्षेप हो , इस अधिसूचना के 
राजपन्न या दो समाचार पत्रों में प्रकाशन , जिनमें से कम से कम एक प्रादेशिक भाषा में हो , अथवा परिक्षेत्र में प्रचार 
की तिथि से , इनमें से जो भी बाद में हो , 30 दिन की अवधि के भीतर जिला राजस्व अधिकारी एवं भूमि मर्जन 
कलेक्टर, अम्बाला के सम्मब लिखित रूप में प्रक्षेप , यदि कोई हो , दायर कर सकता है । 


भूमि के नक्शे का निरीक्षण भूमि अभिग्रहण कलक्टर-कम-जिला राजस्व अधिकारी, नारायणगढ़ के कार्यालय में 
किया जा सकता है । 


विशिष्टियां 


जिला 


तहसील 


ग्राम व 


मम्तवील / बसरा सं ० 


क्षेत्रफल 


ह ० ब ० नं ० 


अम्बाला 


नारायणगढ़ 


18/121/1 


1-8 


गर ० म ० भावादी 


नारायणगढ़ , 
है . ब . नं ० 88 


19/ 125/ 2/20-19 


सम 


25/15/2/1 


4--10 


सम 


6/1/1 


15 


26/11 


1-19 


जोड़ 


10 कनाल 1 मरल 


ए . बनरबी , 
सपिय , हरियाणा सरकार, 
राजस्व विभाग , पडीमा । 


